निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 श्रावण 1943 ( श ० ) 
( सं ० पटना 701 ) पटना , मंगलवार , 17 अगस्त 2021 


सं ० 3 ए - 3 - भत्ता -03 / 2019-5228 / वि ० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

16 अगस्त 2021 
विषय : 

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान , हाजीपुर ( Bihar Institute of Correctional 
Administration - BICA , Hajipur ) में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को उनके मूल 
वेतन का 12 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता की स्वीकृति के संबंध में । 

वित्त विभाग के संकल्प संख्या -5746 , दिनांक 30.07.2018 द्वारा राज्य के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान 
( बिपार्ड ) में प्रशिक्षण कार्य हेतु विभिन्न सेवाओं के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को मूल वेतन का 12 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता देने 
की स्वीकृति प्रदान की गई है । 

2. बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान ( BICA ) , हाजीपुर सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 , 1860 के 
अधीन एक निबंधित संस्थान है । 

3. राज्य के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान ( बिपाड ) के प्रशिक्षकों के समान बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक 
संस्थान ( BICA ) , हाजीपुर के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता दिये जाने का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन 
था । 

4. सम्यक् विचारोपरांत बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान , हाजीपुर ( Bihar Institute of 
Correctional Administration- BICA , Hajipur ) में प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों , को उनके मूल 
वेतन का 12 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता की स्वीकृति दी जाती है । यह स्वीकृति आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 

आदेश से , 
लोकेश कुमार सिंह , 
सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 701-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


